447 


1052 


HARYANA GOVT GAZ ., AUG. 12 , 1975 (SRVN. 21, 1897 SAKA) 


[ PARTI 


क्रमांक 1542-ज (I) -75/22244 .-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) , की धारा 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर, उनके सामने दी 
गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :-- 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


फसल वर्ष जब से जागीर दी 

जानी है 


वार्षिक 
राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


N 


1 


अम्बाला 


बमभोल 


जगाधरी 


श्री राम सिंह, पुत्र लहना 
सिंह 


रबी , 1973 से 


200 


2 


भाने खेडी 


अम्बाला 


रबी , 1973 से 


150 


ॐ 


श्री साधू राम, पुत्र 
बसाखी राम 
श्री टहल सिंह , पुत्र 
लधा सिंह 


3 


जनसूवा 


रबी , 1973 से 


११ 


" 


150 


श्री सरदार सिंह, पुत्र 


तेपला 


रबी , 1973 से 


" 


150 


सावन सिंह 


5 


श्री कर्म सिंह , पुत्र 


गोरसियां 


रबी , 1973 से 


150 


खुशहाल सिंह 


6 


वोह 


रबी , 1973 से 


150 


7 


रजावली 


रबी , 1973 से 


" 


150 


" 


co 


महलांवाली 


जगाधरी 


रबी , 1973 


से 


150 


श्री जसमेर सिंह , पुत्र 
संत सिंह 
श्री पूर्ण सिंह , पुत्र 

चेत सिंह 
श्री हजूरा सिंह, पुत्र 

लाल सिंह 
श्री दया सिंह , पुत्र झण्डा 
सिंह 
श्री गुरदित सिंह , पुत्र 
दलीप सिंह 
श्रीमती शाहनी , विधवा 

भारा सिंह 


9 


ठरवा 


अम्बाला 


रबो , 1973 से 


150 


10 


नहावनी 


रबी , 1973 से 


150 


" 


" 


11 


पिलखनी 


रबी , 1973 से 


" 


" 


150 


क्रमांक 554- ज ( 1 ) -75/22251.--- श्री मंगल राम , पुत्र हरना, गांव बरसाना, तहसील चरखी दादरी , जिला महेन्द्रगढ़ , 
( अब भिवानी ) को दिनांक 12 फ़रवरी , 1973 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार 

अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं कि श्री मंगल 

राम की मुब्लिग 100 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे संयुक्त पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 10606 -जे ० एन ०( 3) 
6 5/830 1, दिनांक 8 जनवरी, 1965, द्वारा मंजर को गई थो , अब उसकी बिधवा श्रीमती मन्ही के नाम खरीफ, 1973 से 
150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अंतर्गत तबदील की जाती है । 


